M 


anm 


. 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 अग्रहायण, 1940 ( श०) 


संख्या- 1132 राँची, सोमवार , 


17 दिसम्बर , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
6 दिसम्बर , 2018 


संख्या -4/विविध - 10 - 20 / 2015 का . 8903 -- अपर जिला दण्डाधिकारी , (विधि व्यवस्था ), राँची के 
पद पर पदस्थापित श्री अखलेश कुमार सिन्हा, झा०प्र०से०, ( कोटि क्रमांक - 795/ 03) को राँची जिला के 
लिए अगले आदेश तक दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट- 2, 1974 ) की धारा- 20 के तहत कार्यपालक 
दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 1132 -- 300 


